रजिस्ट्री सं डीएल० - 33004/ 96 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 96 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग ।। . - खण्ड 3 - उप - खंड ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं0 40 ] 
No. 400 


नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17 , 1997 / पौष 27 , 1918 
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17 , 1997/ PAUSA 27 , 1918 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 
का . आ . 50 ( अ ) : -- केन्द्रीय सरकार, सिक्का -निर्माण अधिनियम , 1906 ( 1906 का 3 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
यह अवधारणा करती है कि 

" सुभाष चन्द्र बोस " की स्मृति में केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए निम्नलिखित अंकित मूल्यों के सिक्कों का निर्माण 
टकसाल में ही किया जाएगा ; अर्थात् : 

1. एक सौ रुपए , 
2. पचास रुपए, 
3. दस रुपए, 

4. दो रुपए, 
उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विभा, डिजाइन और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात : -- 
सिक्के का अंकित मूल्य 

रूप और बाह्य व्यास सिरेशन की सं . 

धातु संरचना 


3 


एक सौ रुपए 


गोल , 44 मिलीमीटर 


200 


चतुर्थक मिश्र धातु 
चांदी -- 50 प्रतिशत 
तांबा - 40 प्रतिशत 
निकल - 05 प्रतिशत 
जस्ता -- 05 प्रतिशत 
सांबा --- 75 प्रतिशत 
निकल - 25 प्रतिशत 


पचास रुपए 


गोल , 39 मिलीमीटर 


180 


138GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IT - SEC. 3 (ii ) ) 


+ 


2 
दस रुपए गोल , 31 मिलीमीटर 

तांबा--- 75 प्रतिशत 

निकल - 25 प्रतिशत 
दो रुपए 26 मिलीमीटर 

सांबा - 75 प्रतिशत 

निकल -- 25 प्रतिशत 
आकार का ग्यारह तरफा सिक्का 
( एक कोने से सामने सपाट दिशा 

के मध्य तक ) 
डिजाइन 
1. एक सौ रुपए 
मुख भाग : 

इस ओर सिक्के पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे " सत्यमेव जयते " इबारत अंतलिखित होगी, उसकी ऊपरी परिधि में बांई ओर 
" भारत " शब्द होगा और ऊपरी परिधि के दांई ओर " INDIA " शब्द होगा । उस पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य " 100 " होगा और निचली परिधि के 
बांई ओर " रुपए " शब्द होगा और निचली परिधि के दाई ओर " RUPEES " शब्द होगा । 
पृष्ठ भाग : 

सिक्के के इस ओर " सुभाष चन्द्र बोस " का चित्र होगा और ऊपरी परिधि के बांई ओर हिन्दी में " सुभाष चन्द्र बोस जन्मशती " शब्द हिन्दी में होंगे 
और ऊपरी परिधि के दाई ओर अंग्रेजी में " SUBHASH CHANDRA BOSE CENTANARY " शब्द होंगे । चित्र के नीचे अंक " 1996 " अंतर्राष्ट्रीय अंकों में 
दर्शित किया जाएगा । 
2. पचास रुपए 
मुख भाग 

इस ओर सिक्के पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्षक होगा जिसके नीचे " सत्यमेव जयते " इबारत अंतलिखित होगी, उसकी ऊपरी परिधि के बांई 
ओर " भारत " शब्द होगा और ऊपरी परिधि के दांई ओर "INDIA " शब्द होगा । उस पर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य " 50 " होगा और निचली परिधि 
के बांई ओर " रुपए शब्द होगा और निचली परिधि के दांयी ओर " RUPEES " शब्द होगा । 
पृष्ठ भाग 

इस ओर सिक्के के मध्य में " सुभाष चन्द्र बोस " का चित्र होगा और ऊपरी परिधि के बांई ओर हिन्दी में " सुभाष चन्द्र बोस जन्मशती " शब्द होंगे 
और ऊपरी परिधि के दांई ओर अंग्रेजी में " SUBHASH CHANDRA BOSE CENTANARY " शब्द होंगे । चित्र के नीचे अंक " 1996 " अन्तर्राष्ट्रीय अंकों 
में दर्शित किया जाएगा । 
3. दस रुपए 
मुख भाग : 

इस ओर सिक्के पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे " सत्यमेव जयते " इबारत अन्तलिखित होगी, उसकी ऊपरी परिधि में बांई ओर 
" भारत " शब्द होगा और ऊपरी परिधि के दाई ओर "INDIA " शब्द होगा । उस पर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य " 10 " होगा और निचली परिधि के 
बांई ओर " रुपये " शब्द होगा और निचली परिधि के दाई ओर " RUPEES " शब्द होगा । 
पृष्ठ भाग 

इस ओर सिक्के के मध्य में " सुभाष चन्द्र बोस " का चित्र होगा और ऊपरी परिधि के बांई ओर हिन्दी में " सुभाष चन्द्र बोस जन्मशती " शब्द होंगे 
और ऊपरी परिधि के दांई ओर अंग्रेजी में " SUBILASH CHANDRA BOSE CENTANARY " शब्द होंगे । चित्र के नीचे अंक " 1996 " अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में 
दर्शित किया जाएगा । 
4. दो रुपए 
मुख भाग : 

इस ओर सिक्के पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे " सत्यमेव जयते " इबारत अन्तलिखित होगी, उसकी ऊपरी परिधि में बाई ओर 
" भारत " शब्द होगा और ऊपरी परिधि के दाई ओर "INDIA " शब्द होगा । उस पर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य " 2 " होगा और निचली परिधि के 
बांई ओर " रुपये " शब्द होगा और निचली परिधि के दांई ओर " RUPEES " शब्द होगा । 
पृष्ठ भाग 

इस ओर सिक्के के मध्य में " सुभाष चन्द्र बोस " का चित्र होगा और ऊपरी परिधि के बांई ओर हिन्दी में " सुभाष चन्द्र बोस जन्मशती " शब्द होंगे 
और ऊपरी परिधि के दांई ओर अंग्रेजी में " SUBHASHCHANDRA BOSE CENTANARY " शब्द होंगे । चित्र के नीचे अंक " 1996 " अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में 
दर्शित किया जाएगा । 

[ सं. 1/15/94 -सिक्का II ( 2 ) ] 

एम . पी . सिंह, अवर सचिव 


( 4T 11Gug 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


L 


H 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


LA 


150 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th January, 1997 
S . O . 50 (E ).- In exercise of the powers conferred by section 6 ofCoinage Act 1906 (3 cf 1906 ) the Central Govern 
ment determines that : 

The coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central 
Government in the memory of " SUBHAS CHANDRA BOSE " namely : - - 

1. One Hundred Rupees ; 
2 . Fifty Rupees; 
3 . Ten Rupees; 
4 . Two Rupees; 

The coinsofthe above denominations shall confirm to the following dimensions, design snd composition , namely : 
Donomination of the Coin Shape and outside diameter Number of Sertation 

Metal composition 
One Hundred Rupees Circular 44 millimetres 

200 

Quarternary Alloy 
Silver - - 50 % 
Copper - 40 % 
Nickel- 5 % 

Zinc --- 5 % 
Fifty Rupees Circular 39 Millimetres 

180 

Coppper - .75 % 

Nickel -- 25 % 
Ten Rupees Circular 31 Millimetres 

Copper - - 75% 

Nickel - 25 % 
Two Rupees Eleven Sided Coin 

Copper-- - 75 % 
26 millimetres size from 

Nickel.- - 25 % 
flat to crest 
DESIGNS 
1. ONE HUNDRED RUPEES 
OBVERSE : - 
This face of tho coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar with legend " 

H a tet" inscribed below flanked on 
the left upper periphery with the word " T" and on the right upper periphery with the word " INDIA ". It shall also bear the 
denominational Value " 100 " in InternationalNumerals flanked on the left lower periphery with the words " 546 " and on the right 
lower periphery with the words " RUPEES " . 
REVERSE : 

This face of the coin shall bear thc portrait of " SUBHAS CHANDRA BOSE " flanked on the left periphery with the 
words " 9479 E THJEIT" in Hindi and on the right periphery " SUBHAS CHANDRA BOSE CENTENARY" in English . 
The figure 1996 shall be shown below the portrait in International numerals. 
2. FIFTY RUPEES 
OBVERSE : 

This face of the coin shall bear the Lion capital of ASHOKA Pillar with legend "HYH 4À " inscribed below flanked 
on the left upper periphery with the word " Hra and on the right upper periphery with the word " INDIA " . It shall also bear the 
denominational value " 50 " in International Numerals flanked on the left lower periphery with the word " 54T" and on the right 
lower periphery with the word "RUPEES " . 
REVERSE :-- 

This face of the coin shall bear the portrait of " SUBHAS CHANDRA BOSE " ſlanked on the left periphery with the 
words " 

T4 748066 " inscribed in Hindi and on the right periphery with the words " SUBHAS CHANDRA BOSE 
CENTENARY " inscribed in English . The figure " 1996 " shall be shown below the portrait in International Numerals , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SFC . 3 (i )] 


3 . TEN RUPEES 
OBVERSE : 

This face of the coin shall bear the Lion capital of Ashoka Pillar with legend " HaHa Jet" inscribed below flanked on 
the left upper periphery with the word "ACT"and on the right upper periphery with the word " INDIA ". It shall also bear the 
denominational value " 10 " in International Numerals flanked on the left lower periphery with the word " 649" and on the right 
lower periphery with the word "RUPEES". 
REVERSE : 

This face of the coin shall bear the portrait of " SUBHAS CHANDRA BOSE " flanked on the left periphery with the 
words " 19 T H JARTİ inscribed in Hindi and on the rightperiphery the words " SUBHAS CHANDRA BOSE CENTE 
NARY " inscribed in English . The figure " 1996 " shall be shown below the portrait in International Numerals. 
4 . TWO RUPEES 
OBVERSE : 

This face of the coin shall bear the Lion capital of Ashoka Pillar with legend "Huda ortà " inscribed below , flanked on 
the left upper periphery with the word " ART" and on the right upper periphery with the word " INDIA ". It shall also bear the 
denominational value " 2 " in International Numeral flanked on the left lower periphery with the word " 149 " and on the right 
lower periphery with the word "RUPEES ", 
REVERSE : 

This face of the coin shall bear the portrait of " SUBHAS CHANDRA BOSE " flanked on the left periphery with the 
words " 9419T H 773cít" inscribed in Hindi and on the right periphery the word " SUBHAS CHANDRA BOSE CENTE 
NARY " inscribed in English . The figure " 1996 " shall be shown below the portrait in International Numerals . 


[ File No. 1 /15 /94 -Coin . II(2 )] 

M .P . SINGH , Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 — 1997 


